रजिस्ट्री सं० डी एल - 33004/ 99 


.: REGD. NO . D. L.-33004 / 99 


पविष्ट को पहन 
भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


सत्यमेव जयते 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PARTIL Section 3 - Sub-section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLSHED BY AUTHORITY 


सं . 348] 
No. 348]] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , अप्रैल 2, 2004 / चैत्र 13, 1926 
NEW DELHI , FRIDAY , APRIL 2, 2004/CHAITRA 13 , 1926 . 


- 


खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 

आदेश 

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2004 
का . आ . 452( अ). - केंद्र सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 ( 1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
मांस खाद्य उत्पाद आदेश, 1973 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् : - . . 

1. ( 1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम मांस खाद्य उत्पाद ( संशोधन ) आदेश , 2004 है । 

( 2 ) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा । 
2. मांस खाद्य उत्पाद आदेश , 1973 में , 
( क ) पैरा 2 में , खंड ( च) के स्थान पर , निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् : 

" ( च ) अनुज्ञापन प्राधिकारी से भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का संयुक्त सचिव अभिप्रेत है, और इसमें केंद्रीय 

सरकार के पूर्व अनुमोदन से उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी शामिल है ; "; 
( ख ) पैरा 3 में, 
(i ) उप - पैरा ( 1 ) में , " गठन भारत सरकार के कृषि विभाग के कृषि विपणन सलाहकार , जो उसका अध्यक्ष होगा ", शब्दों के 

स्थान पर " गठन भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव, जो उसका अध्यक्ष होगा " शब्द रखे 

जाएंगे ; 
(ii ) खंड ( ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् : 

" (ग) निदेशक, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान , इज्जतनगर , बरेली ( उत्तर प्रदेश) या उनका नामिती "; 
( iii ) खंड ( ज) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा , अर्थात् : -~ 

" ( ज ) अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा नामित किया जाने वाला खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का एक अधिकारी जो समिति के 

सचिव के रूप में कार्य करेगा; " 
( iv ) उप - पैरा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात् : 

" ( 6 ) इस समिति का कार्य मांस खाद्य उत्पाद उद्योग से संबंध रखने वाले सभी मामलों में भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण 
उद्योग मंत्रालय की सहायता करना और सलाह देना होगा "; 


1144 GI/ 2004 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II - SEC . 3(ii) ] 


ܡܫܝܚ 


( ग ) पैरा 14 में , उप - पैरा ( 1 ) में , " अनुज्ञापन प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसा अधिकारी जो विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय के 

सहायक विपणन अधिकारी के पद से नीचे का न हो " शब्दों के स्थान पर " अनुज्ञापन प्राधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत खाद्य 

प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का कोई अधिकारी, " रखा जाएगा । 
( घ) पहली अनुसूची में , प्रपत्र " ख " के स्थान पर निम्नलिखित प्रपत्र रखा जाएगा , अर्थात् : 


" प्रपत्र ख 
( खंड 6 देखें ) 

भारत सरकार 
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 

( भारत सरकार का चिल्ल ) 
मांस खाद्य उत्पाद आदेश, 1973 के तहत अनुज्ञप्ति ( लाइसेंस ) 
__ अनुज्ञपित ( लाइसेंस ) सं. एम. एफ .पी . ओ. ". 

श्रेणी 
1. अनुज्ञप्तिधारी ( लाइसेंसधारी ) का नाम व पता 
2. कारखाने का पता 
यह अनुज्ञप्ति ( लाइसेंस) मांस खाद्य उत्पाद आदेश, 1973 के उपबंधों के अंतर्गत और अध्यधीन प्रदान किया जाता है । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


स्थान : 
दिनांक : 


( अनुज्ञापन प्राधिकारी ) 
अनुज्ञापन प्राधिकारी का पदनाम 


विधिमान्यता की अवधि 


विधिमान्यकरण एवं नवीकरण 
निर्माण हेतु प्राधिकृत मांस 

अदा किया गया अनुज्ञप्ति शुल्क / 
खाद्य उत्पादों की श्रेणी 

नवीकरण शुल्क ............ रु . 
( शब्दों में ) 


अनुज्ञापन प्राधिकारी के 
हस्ताक्षर 


[ फा . सं. 11(3 )/18/ 2001 - एम एंड एम पी डैस्क ] 

ए. एन. पी. सिन्हा, संयुक्त सचिव 
टिप्पणी : - मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग - II , खंड 3, उपखंड ( i ) में सं. का. आ . 176 ( अ ), तारीख 28 मार्च, 1973 द्वारा 

प्रकाशित किए गए और निम्नलिखित ब्यौरों के अनुसार , आदेशों के जरिए बाद में संशोधित किए गए : 
( 1 ) का . आ. 2091 दिनांक 5- 7- 1975; 
( 2 ) का . आ . 146 ( अ ) दिनांक 1 - 3 - 1976 ; . . 
(3 ) का . आ. 1776 दिनांक 29 -5 - 1976%; 
( 4 ) का . आ. 4740 दिनांक 18- 12- 1976; 
( 5 ) का . आ . 1150 दिनांक 22 -4 - 1978 ; 
( 6 ) का . आ . 2184 दिनांक 17- 8- 1991 और 
( 7 ) का . आ . 161 ( अ ) दिनांक 28 -1 - 1994 


[ TT 11 - 0 s 3( 1) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES 

ORDER 

New Delhi, the 19th March , 2004 
S . O . 452 ( E ). - In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 ( 10 of 1955 ), 
the Central Goveriment hereby makes the following Order further to amend the Meat Food Products Order , 1973,namely : 

1. (1) This order may be called the Meat Food Products ( Amendment) Order, 2004 . 

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette . 
2. In theMeatFood Products Order, 1973 , 
(a) in paragraph 2, for clause (f), the following clause shall be substituted ,namely : 

(f) " licensing authority " means the Joint Secretary to the Government of India in the Ministry of Food 
Processing Industries and includes any other Officer authorised by him in this bed with the previous 

approvalof the CentralGovernment; ; 
(b ) in paragraph 3,-- 
() in sub -paragraph .(1 ), for the words " consist of the AgriculturalMarketing Adviser to the Government 

of India in the Department of Agriculture who shallbe the Chairman " , the words " consist of the Joint 
Secretary to the Government of India in the Ministry of Food Processing Industries who shall be the 

Chairman " shall be substituted ; 
(i ) for clause (c), the following clause shall be substituted , namely : 

" (c) Director, Indian Veterinary Research Institute , Izzatnagar, Bareilly (Uttar Pradesh ) or his nominee;" 
(ii) for clause (h ), the following clause shall be substituted , namely : 

“ (h ) an Officer of the Ministry of Food Processing Industries to be nominated by the licensing 

authority who shall act as the Secretary of the Committee;" ; 
(iv ) for suih -paragraph (6), the following sub -paragraph shall be substituted ,namely : 

* (6 ) The functions of the Committee shall be to aid and advise the Ministry of Food Processing 

Industries in the Government of India on all matters pertaining to meat food products industry ” ; 
(c) in paragraph 14 , in sub-paragraph (1), for the words“ The Licensing Authority or any officer not below the 

rank of AssistantMarketing Officer of the Directorate of Marketing and Inspection authorized by him ” the 
words “ The licensing authority or any officer in the Ministry of Food Processing Industries authorized by 

him ” , shall be substituted ; 
(d ) in the First Schedule , for Form B , the following Form shall be substituted , namely : 


" FORM B 

(See Clause 6 ) 

GOVERNMENT OF INDIA 
MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES 

(Government of India Emblem ) 
Licence under Meat Food Products Order , 1973 

Licence No.MF.P . O . ........... ........... 
Category ............. 

..... .. ...... . ............. 
1. Name and address of the Licensee 

2. Address of the factory . 
This licence is granted under and subject to the provisions of theMEAT FOOD PRODUCTS ORDER , 1973. 


Place : 


Date : 


(Licensing Authority ) 
(Designation of Licensing Authority ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II -- -Sec, 3 ( ii)] 


Validation and Renewal 


Period of Validity 


Class of Meat Food Products 
authorised for manufacture 


Licencefee / renewal 
fee paid Rs. . ........ 
(in words) 


Signature of the 
Licensing Authority 


[F .No. 11(3 )/18/2001 -M & MP Desk ] 

A N . P . SINHA , Jt. Secy . 


Note : 


The principal Order was published in the Gazette of India , Extraordinary , Part -II, Section 3 , Sub - section ( ii ), 
S .O . No. 176 (E ), dated the 28th March , 1973 , and was subsequently amended vide orders as per details given 
below : 
(1) S. O .No. 2091 dated 5 -7 - 1975 ; 
(2) S .O ,No. 146 (E ) dated 1-3 - 1976 ; 
(3 ) S .O . No. 1776 dated 29 - 5 - 1976 ; 
(4 ) S . O . No. 4740 dated 18 - 12 - 1976 , 
(5 ) S. O .No. 1150 dated 22 -4 - 1978 ; 
(6 ) S. O . No. 2184 dated 17-8- 1991 and 
(7) S .O . No . 161(E ) dated 28 -1- 1994 


Printed by the Manager , Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi-110054 . 


